रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


समयमैरजगले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 93 


सं. 937 ] 
No. 937] 


_ 


NEWDEई दिल्ली,वहस्पतिवार,अत. 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 24 , 2014 / वैशाख 4 , 1936 
NEW DELHI , THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 2014 
का . आ . 1138 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पष्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1277 ( अ ), तारीख 21 मई , 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 
48.700 कि . मी . से 64.500 कि . मी . (विजयवाडा मच्छलीपटनम सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आषय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 5 नवम्बर, 2013 को 
" आंध्र ज्याति " तेलुगु दैनिक और "दि हिन्दू " अंग्रेजी दैनिक दोनों में प्रकाषित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 
___ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 
दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; । 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1743 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


6 


नम 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 48. 700 कि . मी . से 64.500 कि . मी . तक (विजयवाडा - मच्छलीपटनम सेक्षन ) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम । जिले तलूक | गाँव का नाम | सर्वेक्षण | भूमि का भूमि । क्षेत्रपाल 
संख्या का मण्डल 

पलाट प्रकार की (वर्ग मीटर हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
नाम का नाम 

संख्या 

| प्रकृति में ) 
5 

9 
कृष्णा गोदूरु गोदूरु 342 / 1 निजी नम 

3642. 3 

मागंटि वीरराजु 

मागंटि वेंकटरमण 
343/ 1 निजी नम 

1618. 8 

डोक्कु वीर राघवय्य 
344/ 2 निजी नम 

1618. 8 

कोलुसु साम्राज्य 
347 /1ए निजी नम 

607. 05 

पंडि मणि 
347 / 1बि निजी 

323. 76 

लोय भिक्षालु 
347/ 2 निजी 

404. 7 

लोय भिक्षालु 
347/ 3 निजी 

404. 7 

लोय भिक्षालु 
347/ 4 

नम 242 .82 

कोलुसु साम्राज्यं 
349 / 1 निजी शुष्क 202. 35 

कत्रगड्ड सिव ज्योति 
382/ 1 निजी 

नम 1052. 22 मोहम्मद इस्माइल 
22 /1ए निजी नम 

971 . 28 

डोक्कु श्रीनिवासराव 
22/ 2ए निजी नम 

1011. 75 कोंतम श्रीनिवासराव 
22/ 4ए 

364.23 

फोजिए मुसथ 

कंडेति वेंकट स्वामी 
23/ 2ए निजी 

890. 34 

पागोलु सुब्बम्म 
23/ 3ए निजी नम 

1133.16 

फोजिए मुसथ 
23/ 4 निजी नम 445 .17 

फिर्दोस बारि 


नम 


| नम 


निजी 


चिती गोदूरु 


निजी 


नम 


नम 


मोव्व । निडुमोलु 


525 /1 


निजी 


नम 


1927. 26 


525 / 1 


निजी 


नम 


420. 00 


527 


निजी 


नम 


518. 93 


527 


निजी 


नम | 


250. 00 


529 


नम 


566 . 58 


निजी 
निजी 


परुचूरि हरि बाबु 
गुल्लपल्लि वेंकट रमण 
गुल्लपल्लि वेंकट रमण 

पुलिकोंड सुरेष 

पुलिकोंड सुरेष 
1) मोदुकूरी वेंकट रामय्य 
2) पोतन मुरली देवी, पत्नी. 
गुल्लपल्लि मोहनदास 

करमचंद गाँधी 
लिंगमनेनि पट्टाभि रामय्या 


नम 


647.52 


529 


निजी | नम 


485. 64 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


530/ 2 


निजी 


809. 4 


1 


शुष्क 


530/ 3 


निजी 


नम 


1092 . 36 


533 / 1 


निजी 


नम 


1011. 75 


533/ 2 


निजी 


शुष्क 


1699 . 74 


534/ 1 


निजी 


नम 


250 


534/1 


निजी 


नम 


761 . 75 


1) गार्लपाटि सुब्रमण्यम , 
2) गालपाटि सतीष 

गार्लपाटि सुब्रमण्यम 
| वल्लुरुपल्लि लक्ष्मण स्वामी 

ल लक्ष्मण स्वामी 
वल्लुरुपल्लि लक्ष्मण स्वामी 

कामिनेनि नवीनलक्ष्मी 
वल्लुरुपल्लि लक्ष्मण स्वामी 
निम्मगड्ड अनसूर्य, पत्नी . 

कुमारस्वामी 
| निम्मगड्ड अनसूर्य, पत्नी. 

कुमारस्वामी 
कोर निर्मल 


534/ 2 


निजी 


नम 


1578. 33 


539/1 


निजी 


नम 


1456.92 


539/ 2 


निजी शुष्क 


540/ 2 


निजी 


नम 


1011. 75 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013 / 01 / 2012 - एलए / नोटिफ / पीआईयू -विजयवाड़ा / बीओटी ] 

माया प्रकाष , निदेषक 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th April, 2014 
S .O . 1138 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S .O . 1277 ( E ), dated 21 .05 . 2013, published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 
section (ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / four -laning , etc.), maintenance , management and operation of 
National Highway No . 9 on the stretch of land from Km. 48. 700 to Km. 64.500 of Vijayawada - Machilipatnam 
Section in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Andhra Jyothy” Telugu Daily and “ the 
Hindu ” English Daily News Papers both dated 05 . 11. 2013 under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from km .48.700 to 
km .64.500 ( Vijayawada - Machilipatnam section ) of the National Highway No.9 in the state of Andhra Pradesh 
Name of 

Area in 
Sl . Name of Name of Survey Type Nature 

Name of the Land owner/ 
___ the 

square 
the Mandall the village | number 
district 

of land of land 

interested persons 

meters 
1 2 3 

5 6 7 

8 
Krishna Guduru Guduru 342/ 1 Private Wet 3642.30 Maganti 

Maganti Venkataramana 
343/ 1 Private Wet 1618 .80 Dokku Veeraraghavaiah 


No . 


te 


Veerraju 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


344 /2 
347 /1A 
347 /1B 
347 / 2 
347 / 3 
347 / 4 
349/ 1 
382 / 1 

22 /1A 
| 22 /2A 

22 /4A 


Chitti 
Guduru 


Movva 


Nidumolu 


23/2A 
23 /3A 

23 /4 
525 / 1 
525 / 1 
527 
527 
529 
529 


Private | Wet 1618 . 80 Kolusu Samrajyam 
Private Wet 607 .05 PandiMani 
Private | Wet 323. 76 Loya Bhikshalu 
Private Wet 404 .70 Loya Bhikshalu 
Private Wet 404 . 70 Loya Bhikshalu 

l 
Private Wet 242.82 Kolusu Samrajyam 
Private Dry 202 .35 Katragadda Siva jyothy 
Private Wet 1052 .22 | Mohamad Ismail 
Private Wet 971.28 Dokku Srinivasarao 
Private Wet 1011 . 75 Konatam Srinvasarao 
Private Wet 364 . 23 | Foejiya musrath Kundeti 

Venkata swami 
Private Wet 890 . 34 | Pagolu Subbamma 
Private | Wet 1133 . 16 | Foejiya musrath 
Private Wet L 445 . 17 Firdos Bari 
Private Wet 1927 .26 | Paruchuri Hari Babu 
Private Wet 420 . 00 Gullapalli Venkata Ramana 
Private Wet 

518 . 93 Gullapalli Venkata Ramana 
Private Wet 250 . 00 | Pulikondla Suresh 
Private Wet 1566 .58 | Pulikondla Suresh 
Private Wet 647 . 52 1) Modukuri Venkatramaiah 

2 ) Pothana Murali Devi, 
W /o .Gullapalli Mohanadas 

Karamchand Gandhi 
Private Wet 485 .64 Lingamaneni Pattabhiramaiah 
Private Dry 809. 4 | 1 ) Garlapati Subrahmanyam , 

2 ) Garlapati Sateesh 
Private Wet 1092 . 36 Garlapati Subrahmanyam 
Private Wet 1011 .75 Vallurupalli lakshmna 

Swamy 
Private 

Dry 1699 .74 Vallurupalli lakshmna 

Swamy 
Private Wet 250 .00 Vallurupalli lakshmna 

Swamy 
Private Wet | 761. 75 | KamineniNaveenalakshmi 
Private Wet 1578 . 33 Vallurupalli lakshmna 

Swamy 
Private Wet 1456 . 92 Nimmagadda Anasurya , 

W / o .Kumaraswamy 
Private 

Dry 607 . 05 

Nimmagadda Anasurya , 

W / o .Kumaraswamy 
Private Wet 1011.75 Kora Nirmala 
[ F. No. NHAI/ 11013/ 01 / 2012- LA / Notif./ PIU - Vijayawada/ BOT ] 

MAYA PRAKASH , Director 


529 
530 / 2 


530 / 3 
533 / 1 


533/ 2 


534 / 1 


534 / 1 
534 / 2 


539 / 1 


539 / 2 


540 / 2 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


